शासन 


तासगत 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग /09 / 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी .2 -22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 -05- 2001 . ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 757 ] 


रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 नवम्बर 2019 – कार्तिक 13, शक 1941 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 4 नवम्बर 2019 


आदेश 


क्रमांक 2956 / प्र . स . विधि / 2019 . - राज्य शासन, एतद्वारा, सुश्री दीपा कटारे , जिलान्यायाधीश संवर्ग, सदस्य , छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक 
सेवा, वर्तमान पदस्थापना प्रतिनियुक्ति पर उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च 
न्यायालय द्वारा ज्ञापन क्रमांक 1182 / Confdl ./ 2019/II- 2-1 / 2019 dated 17- 10 - 2019 द्वारा किये गये अनुसंशा पर, आज दिनांक 04- 11 - 2019 से 
स्वीकृत करती है. 


उक्त सुश्री दीपा कटारे को छत्तीसगढ़ भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर, द्वारा आदेश क्रमांक 2460/ लेखा/रेरा / 2019 दिनांक 
26 -10 - 2019 के अंतर्गत भू - संपदा विनियामक प्राधिकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने के परिपेक्ष्य में , कार्यालयीन समय 
समाप्ति पश्चात् उनके वर्तमान धारित पद के कार्यभार से मुक्त किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव . 


1513 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


